. 


:. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 पौष , 1939 ( श०) 
संख्या- 1 राँची , मंगलवार , 

2 जनवरी , 2018 ( ई० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


अधिसूचना 
26 मई, 2015 


संख्या- खा.प्र .01/ रा. खा .सु .( DGRO) / 7- 15/ 2015 - 2853, -- राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन एवं व्यापक अनुश्रवण हेतु एक मजबूत शिकायत निवारण 
तंत्र की आवश्यकता है । उक्त के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 15(i) 
के प्रावधानों के अधीन शिकायतों के निवारण हेतु जिला स्तर पर संबंधित जिला के अपर समाहर्ता 
को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रवि रंजन , 
सरकार के विशेष सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1 - 200 


